रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार, अगस्त 29, 2000 / भाद्र 7 , 1922 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29 , 2000 /BHADRA 7 , 1922 


- 


सं . 558 ] 
No . 558 ] 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2000 


आयकर 


का . आ . 777( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् : 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( चौदहवां संशोधन ) नियम , 2000 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. आय - कर नियम, 1962 में , 


( क ) नियम 12ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" 12ख . धारा 115द की उपधारा ( 3क ) के अधीन विवरण : 
( 1 ) वितरित आय का विवरण उपनियम ( 2 ) और उपनियम ( 3 ) में उपबंधित के अनुसार निम्नलिखित को दिया 

जाएगा, 


( i ) आय - कर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पदाभिहित उस निर्धारण अधिकारी को , जिसकी अधिकारिता 

क्षेत्र के भीतर भारतीय यूनिट ट्रस्ट या संबंधित पारस्परिक निधि का प्रधान कार्यालय स्थित है ; 
( ii ) किसी अन्य दशा में , उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर भारतीय यूनिट ट्रस्ट या 

संबंधित पारस्परिक निधि का प्रधान कार्यालय स्थित है । 
वितरित आय का विवरण, जो धारा 115द की उपधारा ( 3क ) के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दिया जाना है , 
प्ररूप सं. 63 में उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित होगा । 


( 2 ) 


2351 GI/ 2000 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec , 3 ( ii )] 


( 3 ) 


वितरित आय का विवरण, जो धारा 115द की उपधारा ( 3क ) के अधीन पारस्परिक निधि द्वारा दिया जाना है , प्ररूप 
संख्या 63क में उसमें उपदर्शित रीति से किसी लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित होगा । "; 


( ख ) उपाबंध 2 में प्ररूप सं . 62 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" प्ररूप सं . 63 

( नियम 12ख देखिए ) 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वितरित आय की बाबत आय - कर नियम, 1962 के नियम 12ख के अधीन अभिहित निर्धारण अधिकारी को 
प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण ( प्रत्येक स्कीम के लिए पृथक प्ररूप भरे जाएं ) । 

1. रजिस्ट्रकृत कार्यालय का पता 
2. स्थाई लेखा संख्यांक 
3. को समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष 
4. पद धारकों के नाम और पते 
5. स्कीम का नाम 
6 . यूनिट का अंकित मूल्य 
7. यूनिटों की कुल संख्या 
8. वितरित आय के ब्यौरे : 


आय का वितरण 
या संदाय 


धारा 115द के अधीन 
संदेय कर 


धारा 115ध के अधीन 
प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो 


धारा 115ध के अधीन कर और 
ब्याज मदे संदाय ( चालानों की 
प्रति संलग्न करें ) 
तारीख रकम 


तारीख 


रकम 


१. यूनिट धारकों को वितरित आय पर संदेय कर संपरीक्षित लेखा जिसमें तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट भी है, यदि कोई है, आय और आय 
के वितरण मदे विनियोग की प्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न करें । 

मैं , - - - - - - - - -- - - - - ( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम लिखें ) पुत्र/ पुत्री / पत्नी श्री - - - - - - - - - - - - 
सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि जो भी ऊपर कहा गया है और जो उपाबंध( धों ) में है , जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध( धों ) के संलग्न दस्तावेज 
भी आते हैं , मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के आधार पर सही और पूर्ण हैं । मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा विवरण -- - - 
( पद नाम ) की मेरी क्षमता में दे रहा हूँ और मैं यह विवरण देने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ । 
आज तारीख - - ~~ - - - - ~ - - को सत्यापित किया गया । 


स्थान - - - 


हस्ताक्षर - - - - - - - - - - 


सत्यापन 
मैंने/ हमने - - - - - - - - - - -- लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की, जिनमें -- - -- - - - - -- - को समाप्त होने 
वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अर्जित आय और यूनिट धारकों को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शाई गई हैं , परीक्षा कर ली 


है । 


2. मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टयां मेरे/ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और सही हैं । 

( लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम ) 


स्थान 
तारीख ......... 

टिप्पण : " लेखापाल " से आय- कर अधिनियम 1961 की धारा 288 की उपधारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल 
अभिप्रेत है । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


D 


प्ररूप 63क 


[ नियम 12ख देखिए ] 


किसी पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय की बाबत आय - कर नियम , 1961 के नियम 12ख के अधीन अभिहित निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत 

किया जाने वाला विवरण 


( प्रत्येक स्कीम के लिए पृथक प्ररूप भरे जाएं ) 


1. पारस्परिक निधि का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता 


2. स्थाई लेखा संख्यांक 


3. को समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष 


4. निधि के न्यासियों के नाम और पते 
5. निधि के उद्देश्य ( पारस्परिक निधि विलेय की प्रति संलग्न करें ) 
6. क्या सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत है ? 

यदि हो, कृपया आदेश की तारीख और संख्यांक विनिर्दिष्ट करें ( सेबी के ओदश की प्रति संलग्न करें ) 


7. पारस्परिक निधि की शुरूआत या गठन की तारीख 


8. आस्ति प्रबंध कंपनी के ब्यौरे जैसे कि निदेशकों के नाम और पते 


१. स्कीम का नाम 
10. यूनिट का अंकित मूल्य 
11. यूनिटों की कुल संख्या 
12 . वितरित आय के ब्यौरे : 


आय का विवरण 
या संदाय 


धारा 115द के 
अधीन संदेय कर 


धारा 115ध के 
अधीन प्रभार्य 
ब्याज, यदि कोई 


धारा 115घ के अधीन कर और ब्याज मद्दे 
संदाय ( चलानों की प्रति संलग्न करें ) 


है 


तारीख 


रकम 


तारीख 


13. यूनिट धारकों को वितरित आय पर संदेय कर 


- 


संपरीक्षित लेखा जिसमें तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट भी है , यदि कोई है , आय और आय के वितरण मद्दे विनियोग की प्रमाणित प्रतियों के 
साथ संलग्न करें । 
मैं - - - - - - 

- - - - - - - - - पुत्र / पुत्री/ पत्नी श्री - - - - - - 
( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम लिखें ) 
सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि जो भी ऊपर कहा गया है और जो उपाबंध( धों ) में हैं , जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध( धों ) के संलग्न दस्तावेज 
भी आते हैं मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के आधार पर सही और पूर्ण हैं । 


रण - - - 


- 


- 


- - - - - ( पद नाम ) की मेरी क्षमता में दे रहा 


मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा विवरण 
और मैं यह विवरण देने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ । 


आज तारीख - - - - 


- - - - - - को सत्यापित किया गया । 


स्थान - - - - - - 


हस्ताक्षर - - - -- -- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II --- SEC . 3 ( ii )] 


D 


. . - - - - 


मैं / हमने - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जिसमें - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए - - - - - - - 

- - - - - - - - द्वारा अर्जित आय और यूनिट धारकों का वितरित आय 

( पारस्परिक निधि का नाम ) 
की विशिष्टियां दर्शित की गई हैं , परीक्षा कर ली है । 
2. मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं । 

( लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम ) 


स्थान - - - - - - - 


तारीख - - - - - -- - - - - - - - - 


टिप्पण - 1 : " लेखापाल " से आय- कर अधिनियम , 1961 की धारा 288 की उपधारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत 


[ अधिसूचना सं. 11467/ फा. सं . 142/ 53/ 2000 - टीपीएल ] 

राहुल नवीन, अवर सचिव 
टिप्पण : मुख्य नियम अधिसूचना सं. का . आ . 969 ( अ. ) दिनांक 26 मार्च, 1962 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना 
सं . का . आ . 726 ( अ. ) दिनांक 3- 8 - 2000 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे। 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th August, 2000 

INCOME - TAX 


S. 0 . 777( E). - In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act , 
1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to 
amend the Income -tax Rules , 1962, namely : 


These rules may be called the Income - tax ( Fourteenth Amendment) Rules, 2000 . 
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. In Income- tax Rules, 1962 , 
(a ) after rule 12A , the following rule shall be inserted , namely : 


" 12B. Statement under sub - section (3A) of section 115R 
( 1) The statement of income distributed shall be furnished as provided in sub- rules ( 2) and ( 3 ) 

to , 
(1) the Assessing Officer so designated by the Chief Commissioner or Commissioner of 

Income-tax, within whose area of jurisdiction, the principal office of the Unit Trust of 

India or the concerned Mutual Fund is situated ; 
(i ) in any other case , to the Assessing Officer within whose area of jurisdiction , the 

principal office of the Unit Trust of India or the concerned Mutual Fund is situated . 
( 2 ) The statement of distributed income which is to be furnished under sub -section (3A) of 

section 115R by the Unit Trust of India shall be in Form No. 63 , duly verified by an 

accountant in the manner indicated therein . 
3) The statement distributed income which is to be furnished under sub - section 3A of 

section 115R by a Mutual Fund shall be in Form No . 63A , duly verified by an accountant 
in the manner indicated therein "; 


[ 47 ]I - UUS 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b) in Appendix II, after FORM NO . 62 , the following forms shall be inserted, namely : 


“ FORM NO . 63 

[ See rule 12B ] 
Statement to be furnished to the Assessing Officer designated under rule 12B of the Income-tax 
Rules, 1962, in respect of income distributed by the Unit Trust of India 

(Separate forms to be filled up for each scheme) 


1. Address of Registered Office 


2. Permanent Account Number 


3 . Previcus Year ending 


4 . Name and address of the office bearers 


5. Name of Scheme 


6 . Face Value of Unit 


7. Total No . of Units 


8. Details of income distributed : 


Distribution or 
Payment of Income 


Tax payable 
under section 
115R 


Interest 

Payment towards tax and interest 
chargeable under under section 115 - S (Attach a copy 
section 115S, if of challans) 
any 
Date ( s ) 

Amount( s ) 


Date ( s ) 


Amount(s ) 


9. Tax payable on income distributed to the Unitholders 


Enclose audited accounts including balance sheet, annual report, if any , with certified 
copies of income and appropriation towards distribution of income. 


I __ _ (name in full and in block letters ) son / daughter/wife of . ... 

.. .. do 
hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above 
and in the annexure (s), including the documents accompanying such annexure( s), is 
correct and complete . I further declare that I am furnishing such statement in my capacity 
as......(designation .............and that I am competent to furnish this statement and verify it. 
Verified today the . .. . .. .. . day of. .. . .. .. 


Place . .. . . 


Signature . . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part II - Sec. 3 (ii) ] 


Verification 


I /We. . . . . . 

......... have examined the books of accounts and 
other documents showing the particulars of income earned and the income 
distributed to the unitholders by the Unit Trust of India for the previous year 
ending . . . . . . .. 


2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our 
knowledge and belief. 


( Signature with name of the accountant ) 


Place ... 
Date ... 


Notes .- 1. “ Accountant ” means the accountant as defined in the Explanation to 

sub - section (2 ) of section 288 of the Income tax Act, 1961. 


" FORM NO . 63A 

[See rule 12B ] 
Statement to be furnished to the Assessing Officer designated under Rule 12B of the Income-tax 

Rules, 1961, in respect of income distributed by a Mutual Fund 

(Separate forms to be filled up for each scheme) 


1. Name of the Mutual Fund and the address of registered office 


2 . Permanent AccountNumber 


3 . Previous Year ending 


4 . Names and addresses of the trustees of the fund 


5 . Objects of the fund (Enclose a copy of the Mutual Fund deed ) 


6 . Whether registered with SEBI; 
If yes , please specify the date and number of the order 
(Enclose a copy of the SEBI s order ) 


7 . Date of inception or setting up of theMutualFund 


8 . Details of Asset management company such as names and addresses of Directors 


9 . Name of Scheme 


[ TT II - GUS 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 . Face Value of Unit 


11. Total No. of Units 


12. Details of income distributed : 


Distribution or 
Payment of Income 


( Tax payable 
| under section 
115R 


Interest 

Payment towards tax and interest 
chargeable under under section 115 - S ( Attach a copy 
section 115S , if of challans) 


any 


Date (s) 


Amount(s) 


Date ( s ) 


Amount( s ) 


13 . Tax payable on income distributed to the Unitholders 


Enclose audited accounts including balance sheet , annual report, if any , with certified 
copies of income and appropriation towards distribution of income . 


Ι 


. 


(name in full and in block letters) son /daughter/wife of ... .. 

.. . .. do 
hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above 
and in the annexure( s), including the documents accompanying such annexure(s), is 

ct and complete . I further declare that I am furnishing such statement in my capacity 
as ...... (designation )............ and that I am competent to furnish this statement and verify it. 
Verified today the .. ... ... .day of.. ... ... ... 


Place . . . . 


Signature . ... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part II- SEC . 3 ( ii )] 


Verification 


I /We . . . . . . . 

.... .... .... have examined the books of accounts and 
other documents showing the particulars of income earned and the income 
distributed to the unitholders by the ......(name of the Mutual Fund )....... for the previous 
year ending .. . .. ... 
2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our 
knowledge and belief. 


( Signature with name of the accountant ) 


Place . .. . 
Date . .. . .. . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Notes.- 1. “ Accountant" means the accountant as defined in the Explanation to 
sub - section (2 ) of section 288 of the Income Tax Act , 1961." 


[Notification No. 11467 /F . No. 142 /53 /2000 - TPL ] 

RAHUL NAVIN ,Under Secy . 


Footnote : The principal rules were published under Notification No. S .O . 969 (E ) dated 266 March , 1962 and was 
last amended vide No. S . O . 726 (E ) dated 3 .8 .2000 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


